रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


.. 


+1 


: 


... 


. 


. . 


:-.--. 


५. 


. 


------ 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


का राजपत्र 
The Gazette of India 


भारत राजपत्र 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जून 17 , 2015 / ज्येष्ठ 27 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 17 , 2015 / JYAISTHA 27 , 1937 


सं . 1253 ] 
No. 1253 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 जून, 2015 


का . आ . 1608 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का . आ . 2283 ( अ ) तारीख 8 सितम्बर, 2014, जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण , भाग - II , खण्ड - 3, उपखण्ड (ii ), में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तमिलनाडु राज्य के रामनाथापुरम 
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के कि . मी . 56.630 से कि . मी . 120. 771 ( मदुरै – परमकुडी – रामनाथपुरम सेक्शन ) 
तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने आदि ), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3) के अधीन तारीख 3 दिसम्बर, 
2014 को " दि न्यु इडियन एक्सप्रेस " और " डेली थांथी " दोनो में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आक्षेप प्राप्त नही हुआ है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
उघ की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2660 GI/2015 


(1 ) 


। 


म 


नाम 


प्रकार 


नम 


| 


59 


169 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 

अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के कि . मी . 56 / 630 से कि . मी . 120 / 771 चार लेन चौड़ा करने 
( मदुराई- परमाकुडी सेक्शन ) एवं पेवड सोलडर के साथ दो लेन का बनाने (परमाकुडी - रामानाथापुरम सेक्शन ) के लिए अर्जन की 
जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
क्रम | जिले का 

तालुक 

| गांव का नाम सर्वेक्षण संख्या __ भूमि | भूमि की । क्षेत्रफल हितबद्ध भूस्वामी के नाम 
संख्या का नाम 

का । प्रकृति । (वर्ग 

मीटर में ) 
1 2 | 3 

4 

5 

6 7 8 
रामानाथपुरम | परममकुडी 1. मेला पार्थीबन्नुर । 295 / 9ए भाग । निजी 

| 24 1. मरीयाम्माल , 

2 वीरासामी पत्र कैलायागीरी. 

3. कान्नान पुत्र कैलायागीरी 
295 / 9बी भाग । निजी । नम । 49 | 3. सैराजुदीन पुत्र 

मीराउसीदीन 
295 / 10ए भाग । निजी । नम । 

सोनाई पुत्र पोन्नुसामी । 
295 / 10बी1 भाग | निजी । नम । | 91 | पुगाली पुत्र कैटचान 
295 / 10बी2 भाग | निजी । नम 

रेवती पत्नी मालाईराज 
295 / 11 भाग । सरकारी | पोरमबोके | 

तमिलनाडु सरकार 
295 / 12 भाग । सरकारी | पोरमबोके ___ 150 तमिलनाडु सरकार 
2 . कामुथाकुडी 249 भाग सरकारी | पोरमबोके ___ 1524 तमिलनाडु सरकार 
542 / 8ए1बी भाग | निजी | शुष्क ____ 65 1. शंकरन पुत्र शंकरनलिंगम 

2. वेलायुथाम पुत्र 

शंकरनलिंगम 
3. काटूपरमकुडी 431 भाग । सरकारी | पोरमबोके | 5276 तमिलनाडु सरकार 
4. अरीयनेन्दल 

14 भाग सरकारी | पोरमबोके ___ 3620 | तमिलनाडु सरकार 
15 भाग सरकारी | पोरमबोके 1824 तमिलनाडु सरकार 
149 भाग सरकारी | पोरमबोके 

तमिलनाडु सरकार 
150 / 6 भाग । निजी शुष्क 

मुरूगेशन पुत्र अन्नामलाई 

चेटटीयार 
151 / 1ए भाग । 

निजी । शुष्क | 163 कारमेगाम पुत्र कारीकोने 
151 / 1बी भाग । निजी | शुष्क 

शानमुगम पुत्र चिन्नासामी 

थेवर 
151 / 2 भाग | सरकारी | पोरमबोके 
। 

तमिलनाडु सरकार 
151 / 8 भाग निजी शुष्क 

शानमुगम पुत्र चिन्नासामी 

थेवर 
152 / 2 भाग | सरकारी | पोरमबोके 

तमिलनाडु सरकार 
159 / 1ए भाग | निजी । | 190 1. उदयार कोने पुत्र अजागर 


2277 


468 


154 


245 


164 


शुष्क 


कोने 


159 / 1बी भाग | निजी । 


शुष्क | 


190 


2. शानमुगम पुत्र गोबिन्दा 
कोने 
3. चेल्लाईया पुत्र कृष्णा 
कोने 
4. बालु पुत्र करूप्पेईया कोने 
5. ईलामवाजहुथी पुत्र 
चेटटीयाप्पान 
वर्तमान ट्रस्टि अयाथुराई 
कालीयाथाल कोविल 
सचिव, अरीयानेनदाल को 
ओपरेटिव कृषि सोसायटी 
1. उदयार कोने पुत्र अजागर 
कोने 
2. शानमुगम पुत्र गोबिन्दा 
कोने 
3. चेल्लाईया पुत्र कृष्णा 


159 / 2ए1ए1 भाग | निजी | 


शुष्क | 


125 


159 / 2ए1ए2 भाग | निजी 


शुष्क 


| 


188 


भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कोने 


174 / 2 भाग । सरकारी | पोरमबोके || 31 
174 / 15 भाग ।| निजी | मनाई ।| 43 
174 / 16 भाग | सरकारी | पोरमबोके ___ 19 
174 / 20 भाग | निजी | मनाई 

40 
174 / 21 भाग निजी | मनाई 
174 / 25 भाग । सरकारी | पोरमबोके | 13 
174 / 26 भाग । निजी | मनाई ___ 34 
174 / 37 भाग | निजी | मनाई 32 
174 / 38 भाग । सरकारी | पोरमबोके 
235 / 8 भाग । निजी | शुष्क 


4. बालु पुत्र करूप्पेईया कोने 
5. ईलामवाजहुथी पुत्र 
चेटटीयाप्पान 
तमिलनाडु सरकार 
तमिलनाडु सरकार 
तमिलनाडु सरकार 

शथीया पुत्र कोरी 
भुमिनाथन पुत्र रामन 
तमिलनाडु सरकार 
मोकाम्माल पत्नी मानदान 

आन्दी पुत्र करूणागन 
तमिलनाडु सरकार 
रोउथीरी राजन पुत्र 
अरूमुगम 
तमिलनाडु सरकार 
धनाराजन पत्नी मुरूगन 
कर्तिकेयन पुत्र दुराई 
पाडियन 
कर्तिकेयन पुत्र दुराई 
पाडियन 
तमिलनाडु सरकार 
तमिलनाडु सरकार 
तमिलनाडु सरकार 
तमिलनाडु सरकार 


5. मंजुर 


6. केलाकोटटाई 


| 


14 


143 भाग | सरकारी | पोरमबोके 
157 / 24 भाग । निजी | मनाई 
112 / 2सी भाग । निजी । शुष्क 


62 


धन 


7 . थियानुर 


112 / 3बी भाग । निजी । 


शुष्क 


20 


8. ईटटीवयल 
2. रामानाथापुरम | 1. लंडाई 


_ 340 / 3बी 

110 भाग 


| सरकारी | पोरमबोके | 3900 
| सरकारी | पोरमबोके 

____ 108 
सरकारी | पोरमबोके ___ 71 
। सरकारी | पोरमबोके | 542 


378 भाग 


| 2. अचुंथावयल 


140 / 1 भाग 


[ फा . सं. भाराराप्रा / मुआ / 11013 / 2010 - एल / नोटिफ / पी आई यू कराईकुडी] 

माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June, 2015 
S .O . 1608 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S .O .2283 ( E ), dated the 08th September, 2014 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part 
II, Section 3 , Sub - section ( ii) and issued under sub - section ( 1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 
1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intentionto acquire the land specified 
in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning , etc .), maintenance, management 
and operation of National Highway No. 49 on the stretch of land from Km. 56/ 630 to Km. 120/ 771 ( Madurai - 
Paramakudi – Ramanathapuram Section ) in District Ramanathapuram in the State of Tamil Nadu ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ The New Indian Express” , and 
“ Daily Thanthi” , both dated the 03“. December , 2014 , under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km . 56 /630 to 
Km . 120 /771 in respect of Strengthening of Four lane of (Madurai - Paramakudi) and Two lane with paved shoulders of 
( Paramakudi - Ramanathapuram ) Section of the National Highways No.49 in the State of Tamil Nadu . 


Si. 


Name of 


Name of the 

Taluk 


Area 


Name of the 

village 


Type of 
land 


Survey / Sub 

Division 
Number 


Nature of 

land 


No. 


the 


Name of the Land Owner 

/ Interested Persons 


(in 


District 


Square 
metres ) 

(8 ) 


(1 ) 


( 3) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


Ramanatha 


1.Paramakudi 


( 1) ( 1)Melaparthi 

banur 


295 /9A Pt 


Private 


Wet 


24 


puram 


49 
59 


91 


295 /9B Pt 
295 / 10A Pt 
295 / 10B1 Pt 
295 / 10B2 Pt 
295 / 11 Pt 
295 /12 Pt 
249 Pt 


Private 

Wet 
Private 

Wet 
Private 

Wet 
Private 

Wet 
Government Poramboke 
Government Poramboke 
Government Poramboke 


96 
169 
150 
1524 


Mariyammal- 1, 
Veerasami 
S / o .Ka 
Kannan S /o.Kailayangiri-3 . 
Sirajudeen S /o .Meeraussain 
Sonai S /o .Ponnusamy 
Pugali S /o .Kitchan 
Revathi W / o .Malairaj 
Government of Tamil Nadu 
Government of Tamil Nadu 
Government of Tamil Nadu 
Sankaran 
S /o .Sankaralingam -1 , 
Velayutham 
S /o .Sankaralingam - 2 
Government of Tamil Nadu 


(2 ) Kamuthakudi 


542 /8AIB Pt 


Private 


Dry 


65 


431 Pt 


Government 


Poramboke 


( 3 ) 
Kattuparamakudi 
(4 ) Ariyanendal 


5276 


14 Pt 
15 Pt 
149 Pt 


Government Poramboke 
Government Poramboke 
Government Poramboke 


3620 
1824 
2277 


150 /6 Pt 


Private 


Dry 


468 


151/ 1 A Pt 


Private 


Dry 


163 


151 / 1B Pt 


Private 


Dry 


154 


151/ 2 Pt 


Government Poramboke 


4 
245 


Government of Tamil Nadu 
Government of Tamil Nadu 
Government of Tamil Nadu 
Murugesan 
S / o .Annamalai Chettiyar 
Karmegam S /o .Karikone 
Shanmugam 
S /o . Chinnasamy Thevar 
Government of Tamil Nadu 
Shanmugam 
S /o .Sivasamy Thevar 
Government of Tamil Nadu 
Udayar Kone 
S /o .Azhagar Kone -1 , 
Shanmugam 
S /o .GovindhaKone - 2 
Chellaiah S / o .Krishna 
Kone - 3 , 
Balu S/o .Karuppiah Kone 


151/ 8 Pt 


Private 

Dry 
Government Poramboke 


152 / 2 Pt 


164 


159 / 1A Pt 


Private 


Dry 


190 


190 


159/ 1B Pt 


Private 


Dry 


190 


159 /2A1A1 Pt 


Private 


Dry 


125 


159 /2A1A2 Pt 


Private 


Dry 


188 


Elamvazhuthy 
S /o .Chettiyappan -5. 
Present Trustee, Ayathurai, 
Kaliyathaal Kovil 
Secretary , Ariyanendal Co 
operative Agriculture 
Society . 
Udayar KoneS / o .Azhagar 
Kone - 1, Shanmugam 
S /o .GovindhaKone 
2Chellaiah S /o . Krishna 
Kone-3 ,Balu S /o .Karuppiah 
Kone 
4 . ElamvazhuthyS /o . Chettiy 
appan -5 . 
Government of TamilNadu 
Packiyam S /o .Karuppan 
Government of Tamil Nadu 
Sathaiah S / o .Koori 
Boominathan S / o .Raman 
Government of Tamil Nadu 
Mookammal W / o .Mandhan 
Aandi S / o .Karungan 
Government of Tamil Nadu 
Routhi 
S /o .Arumugam 
Government of Tamil Nadu 
| Dhanarajam W /o .Murugan 


31 
43 


19 


174 / 2 Pt 
174 / 15 Pt 
174 / 16 Pt 
174 / 20 Pt 
174 /21 Pt 
174 /25 Pt 
174 / 26 Pt 
174 /37 Pt 
174 /38 Pt 


Government Poramboke | 

Private Manai 
Government Poramboke 
Private 

Manai 
Private 

Manai 
Government Poramboke 

Private Manai 
Private 

Manai 
Government Poramboke 


40 
34 


13 


34 
32 


235 /8 Pt 


Private 


Dry 


(5) Manjur 
(6 ) Keelakottai 


14 


143 Pt 
157 /24 Pt 


1343.2P: 


Government Poramboke 
Private 

Manai 


Gopivament Poramboke 


04 


62 


HTT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(7) Theeyanur 


112 / 2C Pt 


Private 


Dry 


112 /3B Pt 


Private 


20 


340 /3B 


(8 ) Ettivayal 
( 1) Landai 


Dry 
Poramboke 
Poramboke 


Government 
Government 


2 .Ramanatha 
puram 


Karthikeyan S /o .Durai 
Pandiyan 

Karthikeyan S/o. Durai 
| Pandiyan 

Government of Tamil Nadu 
Governmentof TamilNadu 
Government of Tamil Nadu 
Government of Tamil Nadu 


3900 
108 


110 Pt 


378 Pt 


Government Poramboke 


71 


Achundhanvara 


140 / 1 Pt 


Achunthanvayal 


Government 


Poramboke 


542 


[ F . No. NHAI/11013/ 2010 -LA/Notif/PIU -KARAIKUDI] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


